SHANT 


CRIMA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 भाद्र, 1940 ( श०) 


संख्या- 850 


राँची, गुरुवार 


6 सितम्बर , 2018 ( ई० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


- - - - - - - - - - - - - 

अधिसूचना 
10 अगस्त , 2018 ई . । 


संख्या-06/ अभि०(सलो अभि० )-05/2018-4462-- श्रीमती पल्लवी सिंह , सहायक लोक 
अभियोजक , जिला अभियोजन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को उनसे प्राप्त आवेदन दिनांक 
2 जून , 2018 जो उपायुक्त , पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर के पत्रांक - 533/ स्था०, दिनांक 25 जून , 2018 से 
प्राप्त है , के आलोक में वित्त विभाग , झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-1997, दिनांक 
1 जुलाई, 2010 के तहत् दिनांक 26 जून , 2018 से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की मातृत्व अवकाश 
की स्वीकृति प्रदान की जाती है | 


2. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विजय कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 850 -- 50 


